निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 18 


12 वैशाख 1940 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

2 मई 2018 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 
व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 
भाग -1- क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग-5 - बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक ,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख - मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी o , लॉ भाग -1 और 

2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम . 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


आदेश, 


भाग - 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


5-5 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 2 मई 2018 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचना 

25 अप्रील 2018 
सं 0 नि ० वि ० स्था०-44 / 2016-1752 — पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या -1752(s ) दिनांक 
06.03.2018 द्वारा श्री दिलीप कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से 
वापस लेते हुए कार्यकारी प्रभार के अन्तर्गत अपने ही वेतनमान में अधीक्षण अभियंता, तकनीकी परीक्षक कोषांग के पद पर 
पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक के लिए निगरानी विभाग को सौंपी गयी है । तद्नुसार दिनांक 12.03.2018 को पूर्वाहन में श्री 
सिंह द्वारा योगदान समर्पित किया गया है । 

2. उक्त के आलोक में दिनांक 12.03.2018 के पूर्वाह्न से श्री सिंह का योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के 
अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 अप्रील 2018 
1. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1892 / यो ० वि — पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना 1754 सह 
पठित ज्ञापांक 1758 दिनांक 06.03.2018 से अधीक्षण अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रामानंद मंडल को 

मुख्य 

अभियंता, 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए अधीक्षण अभियंता के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1893 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1970 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सुरेश चन्द्र ( गृह जिला – मुजफ्फरपुर) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन , कार्य प्रमंडल -01, गया में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1894 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1974 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रमता प्रसाद सिंह ( गृह जिला रोहतास ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -02, हिलसा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

4. सं0 यो o स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1895 / यो ०वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1977 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री हरेन्द्र कुमार उपाध्याय ( गृह जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश ) को 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , सीतामढ़ी में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

5. सं 0 यो o स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1896 / यो ०वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1984 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री राजीव रंजन सुधांशु ( गृह जिला मुंगेर) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , हाजीपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

6. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1897 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1993 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रणवीर कुमार ( गृह जिला रोहतास ) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , छपरा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

7. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1898 / यो ०वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1994 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ( गृह जिला आरा ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, भागलपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 


बिहार गजट , 2 मई 2018 


3 


8. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1899 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2000 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अरविन्द भारती ( गृह जिला पूर्णिया ) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन , कार्य प्रमंडल -01, समस्तीपुर में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता 
है । 

9. सं0 यो स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1900 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 3435 दिनांक 20. 
03.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री संजय कुमार पाण्डेय ( गृह जिला पश्चिमी चम्पारण ) को स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01 , लखीसराय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

10. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1901 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2009 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अशोक कुमार ( गृह जिला – भोजपुर) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -02, सीवान में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

11. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1902 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1969 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सतीश कुमार ( गृह जिला - समस्तीपुर) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, नवादा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

12. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1903 / यो ०वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1998 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रविशंकर ( गृह जिला पटना ) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन , कार्य प्रमंडल -02, पुपरी, सीतामढ़ी में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

13. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1904 / यो 0वि — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 649 दिनांक 21 . 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री परवेज इकबाल ( गृह जिला पटना ) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -01, मधेपुरा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

14. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1905 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1991 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री महेश्वर प्रसाद सिंह ( गृह जिला समस्तीपुर ) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, दरभंगा में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

15. सं0 योo स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1906 / यो 0 वि — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 21. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री धमेन्द्र कुमार ( गृह जिला -पटना) को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , झंझारपुर (मधुबनी) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

16. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1907 / योवि — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 21. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री सीताराम श्रीधर ( गृह जिला समस्तीपुर) को स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, आरा (भोजपुर) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

17. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1908 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 3434 दिनांक 20 . 
03.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री गोपाल कृष्ण ठाकुर ( गृह जिला 

भागलपुर) को 

मुख्य 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

18. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1909 / यो ० वि -ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2007 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री रामचन्द्र शर्मा ( गृह जिला -जहानाबाद) को अधीक्षण अभियंता, 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , अंचल भागलपुर के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

19. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1910 / यो ० वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 2013 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री अशोक कुमार पासवान ( गृह जिला भागलपुर ) को अधीक्षण 
अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, अंचल पूर्णिया के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

20. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1911 / यो ०वि — ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 1978 दिनांक 19. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री कृष्णकान्त सिंह ( गृह जिला पटना ) को अधीक्षण अभियंता, 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, अंचल दरभंगा के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

21. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1912 / यो ० वि — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 21. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त मो 0 कमरे आलम ( गृह जिला – पटना) को अधीक्षण अभियंता, स्थानीय 


अभियंता, 


- 


4 


बिहार गजट , 2 मई 2018 


क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , अंचल छपरा ( सारण ) के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

22. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1913 / यो ०वि — जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 646 दिनांक 21. 
02.2018 से कार्यपालक अभियंता के रूप में सेवा प्राप्त श्री ललित मोहन सिंह ( गृह जिला बक्सर) को अधीक्षण अभियंता, 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, अंचल गया के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

23. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1914 / यो ० वि श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, 
बनमंखी ( पूर्णिया) में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

24. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1915 / यो ०वि श्री राजेश कुमार झा , कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02 , झंझारपुर (मधुबनी) को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य 
प्रमंडल -01 , अररिया में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

25. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1916 / यो 0वि — श्री सुखदेव राम, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01 , आरा(भोजपुर) को स्थानांतरित करते हुए अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, अंचल सहरसा के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता 
है । 

26. सं0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1917 / यो 0 वि — श्री यदुनाथ साहु , कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता का 
कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग को स्थानांतरित करते हुए अधीक्षण अभियंता , स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , अंचल पटना के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

27. सं0 योगस्था 0 04 / 02-01 / 2014-1918 / यो ० वि श्री सतीश कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01 , नवादा की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) को वापस 
की जाती है । 

28. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1919 / यो ०वि — श्री शिवयतन रजक, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, पुपरी ( सीतामढ़ी) की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( ग्रामीण कार्य विभाग) 
को वापस की जाती है । 

29. सं 0 यो ० स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1920 / यो ०वि — श्री राम प्रवेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -01, मधेपुरा की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( ग्रामीण कार्य विभाग) को वापस 
की जाती है । 

30. सं0 यो o स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1921 / योo वि — श्री विश्वम्भर कुमार चतुर्वेदी , कार्यपालक अभियंता, स्थानीय 
क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -02, बनमंखी (पूर्णिया ) की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( जल संसाधन 
विभाग ) को वापस की जाती है । 

31. सं0 यो o स्था 0 04 / 02-01 / 2014-1922 / यो ० वि — श्री बालेश्वर पासवान, संप्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, 
मुख्यालय स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, अंचल - दरभंगा की सेवा तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग ( जल संसाधन 
विभाग ) को वापस की जाती है । 

उपर्युक्त पदस्थापन / स्थानांतरण / सेवा वापसी संबंधी आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । तद्नुसार 
सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता नव पदस्थापित स्थान पर अविलंब प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित 


करेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

पूनम , विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 6-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 2 मई 2018 


5 


भाग - 9 - ख 


और 


सर्वसाधारण 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 562 - मैं विशाल कुमार दीपक ( BISHAL KUMAR DEEPAK) उर्फ विशाल कुमार साहु ( BISHAL 
KUMAR SAHU ) जन्म तिथि 31.12.1977 पिता श्री शुभ नारायण प्रसाद साहु पता- ग्राम-हरदिया , वार्ड नं- 4, पोस्ट - अरेराज, 
थाना- गोविन्द गंज , ओ.पी.- अरेराज , पूर्वी चम्पारण । शैक्षणिक प्रमाण पत्र मेरा नाम विशाल कुमार दीपक है व पैन कार्ड , 
पासपोर्ट एवं जमीन संबंधित कुछ कागजात में विशाल कुमार साहु है । शपथ पत्र सं . 18427 दिनांक 28.12.2017 से मैं विशाल 
कुमार दीपक ( BISHAL KUMAR DEEPAK) उर्फ विशाल कुमार साहु ( BISHAL KUMAR SAHU) दोनों नाम से जाना 
व पहचाना जाऊंगा । 

विशाल कुमार दीपक उर्फ विशाल कुमार साहु । 


सं 0 563 - मैं उर्मिला देवी, पति - भगवान राम, निवासी -4 एम / 25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, 
पटना -26, शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा नाम उर्मिला देवी है । मैंने अपना नाम बदल कर उर्मिला रख लिया है । भविष्य 
में मैं सभी कार्यों के लिए उर्मिला के नाम से जानी जाऊंगी । शपथ पत्र संख्या -1340 / दिनांक 25.01.2018 | 

उर्मिला देवी । 


- 


- 


सं0 566 - मैं श्रृंखला, पुत्री संजय कुमार, निवासी कल्याणी निवास, आई0एम0 ए0, हॉल रोड, सालिमपुर अहरा, 
थानाा - गांधी मैदान , पटना -800003 , बिहार शपथ - पत्र संख्या 223 / 21.4.2018 के द्वारा मैं अब श्रृंखला शर्मा के नाम से जानी 


जाऊंगी । 


No. 566 — I, Shrinkhala, D / O Sanjay Kumar , Resident of Kalyani Niwas, I.M.A. Hall 
Road , Salimpur Ahara, P.O.-Kadamkuan , District-Patna -800003 ( Bihar) here by declare vide 
affidavit no . 223 , dated 21.04.2018 from now I shall be known as Shrinkhala Sharma. (New 
Name) 

Shrinkhala. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 6-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


